रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L. - 33004/ 99 


मेवजगले 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 21 , 2014 / आषाढ़ 30 , 1936 
NEW DELHI,MONDAY, JULY 21, 2014 /ASHADHA 30 , 1936 


सं . 1506] 
No. 1506] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2014 
का . आ . 1873( अ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के 
लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित 
संस्थानों को अधिसूचित करती है, तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त 
सारणी के कॉलम ( 3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है, तथा सारणी के कॉलम ( 4) में ऐसी लागत की 
अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत किया 
जाना है, नामतः : 

सारणी 
क्रम | संस्था का नाम परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत 

धारा 35 क ग के अंतर्गत 
कटौती के रूप में अनुमत 
की जाने वाली लागत की 

अधिकतम राशि 
( 1) | ( 2) 

( 3) 
| राष्ट्रीय सेवा समिति , आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले , तमिलनाडु के तिरुतानी ब्लॉक, उड़ीसा के 
सेवा निलायम नन्दापुर ब्लॉक में रहने वाले अनुसूचित जनजाति और प्राचीन जनजातीय | वाल वष स तान वित्तीय 
एआईआर बाईपास रोड समूहों , शारिरीक और मानसिक रूप से विकलांग और आर्थिक रूप से | 

कप में वर्षों अर्थात् 2013-14 , 
तिरुपति, आंध्र प्रदेश कमजोर वर्ग के बच्चों, बीमार और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं 

2014- 15 और 2015- 16 
517501 

हेतु 5. 00 करोड़ रुपए । 
और गरीबों और जरूरतमंदों की स्वास्थ स्थिति में सुधार लाना । 
( 5. 00 करोड़ रुपए) 


( 4 ) 


2955 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


II. E sferzat fardhe ad 2013- 14 , 2014- 15 71 2015- 16 F Hau À fa aut fit safet # fety site 344 proff 
के क्रम सं . 1 पर उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत प्रवृत्त रहेगी । चूँकि वित्तीय वर्ष 2013- 14 पहले ही समाप्त हो चुका है , 
guftu rupe fara ft ETT 35 F T To Biafa faca ao 2013 - 14 a forget a orgafti 

[ 1. 2/ 2014 / 91. . # . 27015 /3/ 2013-14 BIT (ÀC.FTA)] 


मक्खन लाल मीना , उप सचिव ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st July, 2014 
S . O . 1873 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation to 
Section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , hereby notifies the institutions approved by the said 
National Committee, mentioned in column ( 2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes specified 
to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said Table, and 
also specifies in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under 
the said Section 35AC for the period of approval, namely : 

TABLE 


Name of the Institution 


Project or scheme and estimated cost Maximum amount of cost to 
thereof 

be allowed as deduction 
under Section 35AC and 
period of approval 


( 3 ) 


(2 ) 
Rashtriya Seva Samithi, 
Seva Nilayam , 
A .I.R . Bye Pass Road 
Tirupati, 


Rs. 5 .00 crore for three 
financial years commencing 
with 2013 - 14 , i.e ., 2013- 14 , 
2014 - 15 , and 2015 - 16 . 


To Improve Health Status of the Scheduled 
Tribes and Primitive tribal group , physically 
and mentally challenged and economically 
weaker section children , ailing and lactating 
mothers, poor and needy living in the Chittoor 
District of Andhra Pradesh , Tirutani Block , 
Tamil Nadu , Nandapur Block , Odisha . 
{ Rs. 5 .00 crore } 


Andhra Pradesh - 517501. 


II. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2013 - 14 , 2014 - 15 
& 2015 - 16 in respect of the projects or schemes mentioned at serial number 1 of the Table above . Since the financial year 
2013 - 14 has already lapsed , no exemption shall be allowed for the year 2013 - 14 under Section 35AC of the IT Act, 1961. 

[No . 2/2014 / F .No. V .27015 /3/2013 -SO (NAT.COM )] 
MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy . (National Committee) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


